निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 वैशाख 1933 ( श0 ) 
पटना, मंगलवार , 26 अप्रील 2011 


( सं0 पटना 150 ) 


कला संस्कृति एवं युवा विभाग 

(पुरातत्व निदेशालय) 


- - 


अधिसूचना 

23 फरवरी 2011 
सं0 3 पुरा० / प्र - 1 - 04 / 07 - 42 - राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या 630 , दिनांक 
16 अक्टूबर 1993 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ( पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचित 
संख्या 281 पुरा / वि2 - 1035 / 91 , दिनांक 13 अक्तूबर 1993 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिदिष्ट 
टेकारी किला ( नौ आना) प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष के सुरक्षित घोषित करने के अपने आशय का दो 
मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति " बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व " स्थल अवशेष तथा 
कलानिधि अधिनियम 1976 की धारा 3 (1) के आदेशानुसार उक्त प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष के 
निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थान पर चिपका दी गई थी । 

और जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिसूचना की धारा 3 की उप - धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए संलग्न सूची में विनिदिष्ट टेकारी किला ( नौ आना), जिला गया के प्रचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष 
को सुरक्षित घोषित करती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कमलेश्वर गिरी, 
निदेशक , छात्र एवं युवा कल्याण । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अप्रील 2011 
सुरक्षित घोषित किये जाने वाले पुरातत्व स्थल संबंधी राजस्व विवरणी 


खाता नं0 


खेसरा 


रकबा 


किस्म । 


अभ्युक्ति 


ग्राम व थाना 
संख्या 

1 
नौ आना 
टिकारी - 168 


2 


3 


4 


174 


536 


ए0डी0 


5 
किला दो 
मंजिला 


खाताधारी का नाम 


423 
424 
474 क 
474 ख 
474 ग 
474 घ 
474 ड 


1.81 
0 .25 
1. 1 - 1 / 4 
0. 25 - 1 / 2 
0 .04 
0 . 1 - 1 / 2 
0. 1 - 1 / 4 
0 .02 


सहन 
मंदिर 
सहन 
ठाकुरबाड़ी 
मंदिर 
ठाकुरबाड़ी 
खंडहर 


रघुवंशी मणि प्रसाद 
नारायण सिंह 
वो राघवेन्द्र प्रसाद 
ना सिंह वो 
अवधेश प्रसाद ना० 
सिंह वो कौशलेन्द्र 
प्र०ना०सिंह वो 
अवधेश प्रसाद 
ना0 सिंह 
पिता हरिप्रसाद ना० 
सिंह 
शत्रोहन शरण सिंह 
पिता –शिवशरण सिंह , 
साकिन सिन्दुआरी, 
थाना - कोच (गया ) 


242 


535 


0 . 70 


सहन 


527 
525क 
525 ख 


0 . 60 
0. 1 - 1 / 2 
0 . 3 / 4 


सहन 
सहन 
गेट 


1 . 48 
0.10 - 1 / 2 
0.36 - 1 / 4 
1. 41 
0. 22 - 1 / 4 
0. 79 - 1 / 4 


पिंड किला 
खण्ड 
परती 
परती 
खंडहर 
परती 


शत्रोहन शरण सिंह 
पिता - शिवशरण सिंह , 
साकिन सिन्दुआरी, 
थाना - कोच ( गया ) 


617 
615 


106 


नागेश्वर प्रसाद उर्फ 
नागो प्रसाद , 
पिता ब्रह्मदेव सहाय, वो 
केदार सिंह, वो० 
बालकेश्वर सिंह, वो० 
राम प्रवेश सिंह , 
पिता - जय नदंन सिंह 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कमलेश्वर गिरी, 


निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 150 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


